रजिस्ट्री सं. डी. एल .- 33004/ 98 


REGD . NO. D . L. -33004/ 98 


. 


. 


. 


भारत की साजसत्र 


सत्यमेव जयते 


4 


MEENA 


M 


. 


" LPAP , 


- IM 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Xio : 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड : 61 ) 
PART II — Section 3-- Sub-section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित .. . .. . 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


मा 


RITY 


%3 


सं0 188 ] 
No. 188 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 29 , 1998 / ज्येष्ठ 8, 1920 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 29 , 1998/ JYAISTHA 8, 1920 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 मई , 1998 
सा. का .नि . 277 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, के. रि. पु. बल अधिनियम, 1949 ( 66 का 1949 ) की धारा - 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, के .रि. पु. बल ( चिकित्सा अधिकारी काडर ) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम के.रि.पु. बल ( चिकित्सा अधिकारी काडर ) नियम , 1998 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
के . रि. प. बल , ( चिकित्सा अधिकारी काडर ) नियम , 1996 के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा : 
" 12. अधिवर्षिता : - ( 1 ) काडर में कोई पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की सेवा निवृत्ति , उस मास के , जिसमें ऐसा अधिकारी 60 वर्ष 
की आयु प्राप्त कर लेता है, अन्तिम दिन के अपराहन से प्रभावी होगी । यदि जन्म की तारीख मास का प्रथम दिन है, तो ऐसे अधिकारी की सेवा 
निवृत्ति, उस मास के, जिसमें ऐसा अधिकारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न से प्रभावी होगी । 
( 2 ) किसी भी अधिकारी के सेवा में विस्तार सेवानिवृत्ति की साठ वर्ष की आयु से परे मंजूर नहीं किया जाएगा : 
परन्तु चिकित्सा विशेषज्ञ की सेवा में विस्तार बासठ वर्ष की आयु तक मंजूर किया जा सकेगा, यदि ऐसे विस्तार लोकहित में है और ऐसे विस्तार 
के लिए आधार लिखित में अभिलिखित किए जाते हैं : 

परन्तु यह और कि समुचित प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह सेवा के विस्तार को ऐसे विस्तार के अवसान से पूर्व स्थाई या स्थाइवत् 
सरकारी सेवक के मामले में कम से कम तीन मास की और अस्थाई सरकारी सेवक के मामले में एक मास की लिखित सूचना या ऐसी सूचना के बदले में 
वेतन और भत्ते पर समाप्त कर दें । 

( 3 ) उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध उन अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे जो के .रि . पु. बल, ( चिकित्सा अधिकारी काडर ) संशोधन नियम , 
1998 के प्रवृत्त होने की तारीख को सेवा विस्तार पर सेवारत हैं । " 

[ फा . सं. फ . II -32/98 - सी . आर. सी . ] 

वि . के . चोपड़ा, डेस्क अधिकार 
पाद टिप्पण: - मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग - II , खण्ड -3, उपखण्ड ( i) सा . का. नि . 392 तारीख 21 सितम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । 
1476 G / 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec . 3 (1)] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

Now Delhi, tho 29th May, 1998 
G .S . R . 277 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 
of 1949 ) and in supersession of the Central Reserve Police Force (Medical Officers Cadre) Rulos 1996 , the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend CentralReserve Police Force (MedicalOfficors Cadre ) Rules, 1996 , namely : 
1. - (1) These Rules may be called Central Reserve Police Force (Medical Officers Cadre) Rules , 1998 . 

(2 ) They shall come into force from the date of their publication in the OfficialGazette. - 
2 . In the CRPF (Medical officers Cadre ) Rules, 1996 , for rule 12 the following rule shall be substituted , namely : 

" 12 . Superannuation : - ( 1) The retirement of an Officer holding a post in the cadro shall take effect from the 
afternoon of the last day of the month in which such officer attains the age of sixty years, in case , the date of birth falls on the 
first day of a month , the retirement of such officer shall take effoct from the afternoon of the last day of themonth preceding the 
month in which such officer attains the age of sixty years . 

(2 ) No officer shall be granted oxtonsion in service beyond the age of retirement of sixty years: 

Provided that a MedicalSpocialist may be granted extension of service upto the age of sixty two years if such extension 
is in public interest and the grounds for such extension are recordod in writing : 

Provided further that the appropriate authority shall have the right to terminate the extension of service before the 
expiry of such extension of giving a notice in writing of not less than three months in the case of a permanent or a quasi 
permanentGovernment servant or of onemonth in the case of a temporary Govenment servant, or pay and allowances in lieu of 
such notice . 

(3) The provisions of sub- rule (1) and (2) shall not bo applicable to any officer ,who is on extension in service, on the 
date of coming into force of the Central Reserve Police Force (Modical Officers Cadre) Amendment Rules, 1998 ." 


[F . No. F . 11 -32/98 - CRC ) 

V .K . CHOPRA, Dosk Officer 
The Principal rules were publishod in Part- II, Section 3, Sub- section (1) in the Gazette of India vide GSR 392 of 21-9- 96 . 


Foot Note : 


Printed by the Manager, Govt. of Ladia Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi -110054 - 1998 


